सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 कार्तिक , 1938 ( श० ) 


संख्या- 831 राँची, गुरुवार , 


2 नवम्बर , 2017 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
23 अक्टूबर , 2017 


HCYT- SUDA/ AMRUT/BPAMS/DSC / 153 / 2017 - 6626 -- Ease of Doing 
Business Reform Agenda के अंतर्गत तय समय सीमा में सेवाओं की स्वीकृति देने हेतु , 
झारखण्ड सरकार द्वारा अनेक सकारात्मक पहले की गयी हैं । 


2. Ease of Doing Business के DIPP के सुझाव संख्या 237 के तहत् यह 
अनुशंसा की गई है कि भवन प्लान की स्वीकृति एवं Occupancy Certificate का 
निष्पादन Digitally signed दस्तावेज के रूप में केवल Municipal 
Commissioner/ Executive Officer/Special Officer के द्वारा ही किया जाना है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 2 नवम्बर, 2017 


3. अतएव , यह अधिसूचित किया जाता है कि झारखण्ड भवन उपविधि , 2016 
के अंतर्गत भवन प्लान एवं Occupancy Certificate का निष्पादन Digital Signature के 
HTEYH À Municipal Commissioner/ Executive Officer/ Special Officer o cart 
किया जाएगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 831 -- 200 


